सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 माघ , 1943 ( श ० ) 


संख्या - 52 राँची , गुरूवार , 

, 


10 फरवरी , 2022 ( ई ० ) 


पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


संकल्प 
9 फरवरी , 2022 


विषयः 


झारखण्ड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने 
की स्वीकृति के संबंध में । 


संचिका संख्याः 2 / खे ० नि०-31 / खेल सम्मान -02 / 2016- 01 -- झारखण्डी धरा प्रतिभावान 

खे 
खिलाड़ियों का घर है , साथ ही ये खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फलक पर प्रतिनिधित्व कर झारखण्ड 
के सम्मान को ऊँचा करने हेतु लालायित भी है , परन्तुक खिलाड़ियों के क्षमता एवं प्रदर्शन में गुणात्मक 
प्रतिफल हेतु इन्हें समुचित संसाधन एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है । 


2 


. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 10 फरवरी , 2022 

झारखण्ड राज्य के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण , आधारभूत खेल संरचना , खेल किट / सामग्री 
सुविधा आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जाते है , परन्तु आवश्यक 
परिस्थिति में खिलाड़ियों को उच्च कोटि के प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है । 
जैसे वर्तमान में भारतीय महिला फुटबॉल टीम तथा U - 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम का प्रशिक्षण 
राज्य सरकार द्वारा जमशेदपुर में कराया जा रहा है । उसी तरह झारखण्ड राज्य के महिला तीरंदाजों 
द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियों हेतु इन्हें नकद पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने का 
निर्णय है । 


2 . 


तीरंदाजी विश्वकप 2021 में झारखण्ड राज्य से प्रतिनिधित्व करने वाली तीन महिला तीरंदाज 
श्रीमती दीपिका कुमारी , सुश्री कोमोलिका बारी एवं सुश्री अंकिता भकत द्वारा अति महत्वपूर्ण 
उपलब्धियाँ अर्जित की गई है । 


3 . 


श्रीमति दीपिका कुमारी द्वारा तीरंदाजी विश्वकप 2021 के व्यक्तिगत स्पर्धा के पहले एवं तीसरे 
चरण में तथा मिश्रित टीम स्पर्धा के तीसरे चरण में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है । इस 
प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाज महिला टीम ( श्रीमती दीपिका कुमारी , सुश्री कोमोलिका बारी एवं 
सुश्री अंकिता भकत ) द्वारा पहले एवं तीसरे चरण में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है । सुश्री 
अंकिता भकत द्वारा मिश्रित टीम के प्रथम चरण में रजत पदक प्राप्त किया गया है । 


, 


4 . 


पुनः श्रीमती दीपिका कुमारी की अब तक की उपलब्धियाँ अति गरिमामय रही है । श्रीमती कुमारी 
द्वारा तीरंदाजी विश्व चैम्पियनशीप 2011 ( तोरिनो ) एवं 2015 ( कॉपनहेग ) में महिला टीम में 
रजत पदक प्राप्त किया गया है । इनके द्वारा एशियन तीरंदाजी चैम्पियनशीप 2019 ( बैंकोक ) के 
मिश्रित टीम एवं महिला टीम में कॉस्य पदक , 2015 ( बैंकोक ) के रिकर्व टीम में रजत एवं मिश्रीत 
टीम में कॉस्य , 2013 ( ताइपेइ ) के मिश्रित टीम में स्वर्ण तथा 2011 ( तेहरान ) के रिकर्व टीम 

प्राप्त किया गया है । साथ ही कॉम्नवेल्थ एवं एशियन गेम्स में भी 
श्रीमती कुमारी द्वारा अति महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ 

उपलब्धियाँ हासिल की गई है 


में रजत 


पदक 


। 


. 


5 . 


सुश्री कोमोलिका बारी एवं अंकिता भकत अपने कैरियर के प्रारंभ में है , परन्तु अब तक की इनकी 
उपलब्धियाँ उत्साहपूर्वक है तथा इनके पास संभावना से भरपूर उज्जवल भविष्य है । साथ ही इन्हें 
तराशने में इनके प्रशिक्षक श्रीमती पूर्णिमा महतो का भी महत्वपूर्ण योगदान है , जिस कारण 
खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ संभव हो सकी । 


6 . 


झारखण्ड राज्य में खेलों के लिए उत्साहजनक वातावरण तैयार करने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन 
हेतु खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 
विभागीय संकल्प सं०-215 सहपठित ज्ञापांक- 979 , दिनांक 

, -3 

-30.11.2015 द्वारा खिलाड़ियों 
एवं प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार हेतु निम्नरूपेण प्रावधान है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 10 फरवरी , 2022 


) 


3 


क ) 


खिलाड़ियों हेतु 


क्रमांक 


प्रतिस्पर्धा 


पदक 


पदक प्राप्त गैर पेशेवर खिलाड़ियों 

को नकद पुरस्कार राशि 


व्यक्तिगत स्पर्धा 


भागीदार 


खिलाड़ियों के 


लिए 


1 . 


ओलम्पिक 


स्वर्ण 


2,00,00,000 / 


5,00,000 / 


रजत 


1,00,00,000 / 


कॉस्य 


75,00,000 / 


2 . 


स्वर्ण 


20,00,000 / 


1,00,000 / 


विश्वकप / विश्व 
चैम्पियनशीप ( सीनियर ) 


रजत 


15,00,000 / 


कॉस्य 


10,00,000 / 


ख ) 


प्रशिक्षक हेतु 


क्रमांक 


प्रतियोगिता / चैम्पियनशीप स्वर्ण पदक / 


रजत 


कॉस्य पदक / 


प्रथम स्थान 


पदकाद्वितीय 


तृतीय स्थान 


स्थान 


1 . 


3,00,000 / 


2,00,000 / 


1,00,000 / 


विश्वकप / विश्व 
चैम्पियनशीप 


4 


) 


7 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 10 फरवरी , 2022 
झारखण्ड के तीरंदाजों के महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं प्रोत्साहन हेतु निम्नरूपेण नकद पुरस्कार दिए 
जाने का निर्णय है . 


क्रमांक 


नाम 


नकद पुरस्कार की राशि 


( 0 ) 


श्रीमती दीपिका कुमारी , तीरंदाज 


रू . 45,00,000 / 


- 


सुश्री कोमोलिका बारी , तीरंदाज 


रू . 20,00,000 / 


- 


सुश्री अंकिता भकत , तीरंदाज 


रू . 20,00,000 / 


( iv ) 


श्रीमती पूर्णिमा महतो , तीरंदाज प्रशिक्षक 


रू ० 12,00,000 / 


8 . 


9 . 


उक्त नकद पुरस्कारों से एक ओर उपरोक्त खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक का मनोबल सुदृढ़ होगा वही 
दूसरी ओर इस खेल के प्रति उदीयमान खिलाड़ियों का आकर्षण एवं उत्साह भी बढ़ेगा । पुनः कई 
राज्य जैसे . हरियाणा राज्य भी तीरंदाजी वर्ल्डकप हेतु नकद पुरस्कार प्रदान करती है । 
उपरोक्त तीरंदाजों को संकल्प सं०-215 , सहपठित ज्ञापांक -979 , दिनांक- 30.11.2015 के अनुरूप 
मान्य राशि भी उक्त प्रस्तावित पुरस्कार राशि से आच्छादित होगी । इस संदर्भ में यह भी ज्ञातव्य 
है कि श्रीमती दीपिका कुमारी , तीरंदाज को संकल्प सं०-215 , सहपठित ज्ञापांक -979 , दिनांक -30.11 . 
2015 के आलोक में टोक्यो ओलम्पिक , 2020 में भाग लेने हेतु रू ० 5.00 लाख की राशि प्रदान की 
जा चुकी है , जिसके अतिरिक्त उपरोक्त अंकित रू ० 45.00 लाख की पुरस्कार राशि दिए जाने का 
निर्णय है | 
उक्त प्रस्तावित नकद पुरस्कार राशि राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष - 2204- खेलकूद तथा युवा 
सेवाएँ- लघु शीर्ष- 104 / 796- खेलकूद / जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - उपशीर्ष -27- खिलाड़ी 
कल्याण कोष / छात्रवृत्ति / सम्मान / पूर्व खिलाड़ी पेंशन / बीमा –विस्तृत शीर्ष- 06 – अनुदान 
प्रा ० ई०-50 - छात्रवृत्ति / वजीफा इकाई मद से विकलनीय होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


10 . 


ह ० / - ( अस्पष्ट ) , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 52 -- 50 


